रजिस्ट्री सं०डी०एल० - 33004/96 


REGD. NO. D . L .- 33004 /96 


DHI 


समयपषजयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( i ) 
PARTI - Section 3 - Sub-section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


- 


- 3D 


सं० 48 ] 
No. 481 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , फरवरी 6 , 1997 / माघ 17, 1918 
NEW DELHI, THURSDAY , FEBRUARY 6 , 1997/MAGHA 17, 1918 


% 


D 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 


( पत्तन पक्ष ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1997 
सा . का .नि . 60 ( अ ) . - महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 2 के खंड ( छ ) के साथ पठित भारतीय पत्तन न्यास 
अधिनियम, 1908 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग -II, खंड 3, उप खंड (i ) में प्रकाशित भारत सरकार, 
नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष) की दिनांक 19 - 7 - 1984 की अधिसूचना सा . का. नि . सं. 843 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा 
यह घोषणा करती है कि अधिनियम के प्रयोजनार्थ तूतीकोरिन पत्तन की सीमाएं निम्न प्रकार होंगी : 
उत्तर में 

अक्षांश 08° 50 , 00 " उ. से ठीक पूर्व में अक्षांश 08° 50 00 " उ. और रेखांश 78° 22 00 " के बीच एक स्थान तक खींची गई रेखा। 


पूर्व में 


अक्षांश 08°50 00 " और रेखांश 78° 22 00 " के बीच एक बिन्दु को अक्षांश 08° 37 00 " उ. और रेखांश 78° 22 100 " पूर्व के बीच एक 

स्थान को जोड़ने वाली रेखा । 
दक्षिण में 
( क ) 8° 36 00 " उ. और 78° 22 00 " पू. के बीच एक स्थान से ठीक पश्चिम में 8° 36 00" उ. और 78° 15 00 " के मिलान बिन्दु तक 

एक रेखा ( ई. एफ . ) 
( ख ) वहां से 8° 39 30 " उ. और 78° 15 00 " पू. के मिलान बिन्दु तक ठीक उत्तर में एक रेखा ( एफ . जी . ) 

( ग ) वहां से ठीक पश्चिम में एक रेखा जो तट पर उच्च जल स्तर से 45,72 मीटर के स्थान पर मिलती है ( जी. एच. ) 
पश्चिम में 
( क ) उच्च जल चिन्ह से तट पर 45.72 मीटर के स्थान से तूतीकोरिन हार्बर एस्टेट के दक्षिणी अधिग्रहण सीमा स्तम्भ टी . एच. पी. - 1 तक एक 

रेखा । 
( ख ) 

वहां से सीमास्तंभ टी एच पी 1 से टी एच पी 6 के बीच दक्षिणी अधिग्रहण सीमा के साथ - साथ । 


308 GI/97 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i)] 


( च ) 


( झ ) 


( ड ) 


वहां से पश्चिमी अधिग्रहण सीमा स्तंभ टी पी टी 6 से टी एच पी 21 के साथ - साथ , 
( घ ) सीमा स्तंभ टी एच पी 21 से टी पी टी 1 के साथ - साथ ठीक उत्तर में , 
( ङ ) वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 1 से टी पी टी 2 के साथ - साथ, 

यहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 2 से टी पी टी 3 के साथ- साथ , 

वहां से टी पी टी 3 से टी पी टी 4 के साथ - साथ , 
( ज ) वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 4 से टी पी टी 8 के साथ- साथ , 

वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 8 से टी पी टी 9 के साथ - साथ, 
वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 9 से टी पी टी 10 से होते हुए उप्पारोदई पश्च जल के दक्षिणी तट के साथ- साथ , 

वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 10 से टी पी टी 12 से होते हुए उप्पारोदई पश्च जल के पूर्वीकिनारे के साथ - साथ, 
( ठ ) वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 12 से टी पी टी 13 से होते हुए उप्पारोदई पश्च जल के पूर्वीकिनारे के साथ - साथ , 

वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 13 से टी पी टो 19 तक उप्पारोदई पश्च जल के पश्चिमी तट के किनारे के साथ - साथ , 
( 8 ) वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 19 से टी पी टी 25 तक उप्यारोदई पश्च जल के उत्तरी तट के किनारे के साथ - साथ , 

वहां से सीमा स्संभ टी पी टी 25 से टी पी टी 30 के साथ- साथ , 
( त ) वहां से स्तंभ टी पी टी 30 से टी पी टी 32 से होते हुए उप्पारोदई पश्च जल के तटों के साथ - साथ , 

वहां से स्संभ टी पी टी 32 से टी पी टी 35 से होते हुए उप्पारोदई पश्च जल के उत्तरी किनारे के साथ - साथ , 

वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 35 से टी पी टी 37 को जोड़ने वाली रेखा के साथ - साथ , 
( ध ) वहाँ से सीमा स्तंभ टी पी टी 37 और उक्त पत्तन की उत्तरी सीमा जो उच्च जल चिन्ह सामान्य पूर्ण ज्वार भाटे को 45 .72 मीटर के भीतर 

स्थित है, के बीच समुद्र सट , 

इस अधिसूचना द्वारा घोषित सूतीकोरिन पत्तन की उपर्युक्त सीमाओं के सुनिश्चित विस्तार में शामिल क्षेत्रों को जोन " क " और जोन " ख " में निम्न 
प्रकार विभाजित किया आएगा : 

(i ) जोन " क " में वह पूरा क्षेत्र होगा जो जोन ख में शामिल नहीं है । 

( ii ) जोन " ख " में निम्नलिखित सीमाओं के भीतर आने वाला क्षेत्र शामिल होगा, अर्थात् : 
उत्तर में 

अरासादी के उत्तर में बने सीमा स्तंभ से पूर्व में अक्षांश 08° 50 00 " उ. और रेखांश 78° 17 00 " पूर्व के मिलान बिन्दु तक अक्षांश 08°50 00 " उत्तर 
के समानान्तर खींची गई एक रेखा । 


( ण ) 


( थ ) 


पूर्व में 


अक्षांश 08°50 00 " उत्तर और रेखांश 78° 17 00 " पूर्व के मिलान बिन्दु से 08° 45 00 " उ. और रेखांश 78°16 00 " के मिलान बिन्दु तक 
खींची गई एक रेखा । 
दक्षिण में 
( क ) रेलवे साइडिंग के उत्तरी किनारे के साथ - साथ सीमा स्तंभ टी एच पी 21 से टी एच पी 24 के बीच बन्दरगाह तक , 

वहां से सीमा संभ टी एच पी 24 से टी एच पी 25 के बीच कोरामपल्लम सरप्लस कोर्स के पश्चिमी धारा तट के पश्चिमी किनारे के साथ 

साथ , 
( ग ) वहां से सीमा स्तंभ टी एच पी 25 से टी एच पी 27 के साथ - साथ , 
( घ ) वहां से उच्च जल चिल के साथ - साथ उत्तरी तट रक्षक दीवार के बाहरी किनारे तक , 

वहां से उसी तट रक्षक दीवार के बाहरी किनारे के साथ - साथ अक्षांश 08° 15 00 " उत्तर के समानान्तर रेखांश 78° 16 00 " पूर्व के 

मिलान बिन्दु तक खींची गई एक रेखा । 
पूर्व में 

( क ) सीमा स्तंभ टी एच पी 21 से टी पी टी 1 के साथ - साथ ठीक उत्तर में , 
( ख ) वहां से सीमा स्तंभ टी एच पी 1 से टी पी टी 2 के साथ - साथ , 
( ग ) वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 2 से टी पी टी 3 के साथ - साथ, 

वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 3 से टी पी टी 4 के साथ - साथ , 
वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 4 से टी पी टी 8 के साथ- साथ , 
वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 8 से टी पी टी 9 के साथ - साथ , 

वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 9 और टी पी टी 10 से होकर उप्पारोदई पश्च जल के दक्षिणी किनारे के साथ - साथ , 
( ज ) वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 10 से टी पी टी 12 से होकर उप्पारोदई पश्य जल के पूर्वी किनारे के साथ - साथ , 
( झ ) वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 12 और टी पी टी 13 से होकर उप्पारोदई पश्च जल के पूर्वी किनारे के साथ - साथ , 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ज ) 
( ट ) 
( ठ ) 
( ड ) 
( ढ ) 


( ण ) 


सीमा स्तंभ 13 से 19 तक होकर उप्पारोदई पश्च जल के पश्चिमी तट के किनारे के साथ - साथ, 
वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 19 से 25 सक होते हुए उप्पारोदई पश्च जल के उत्तरी तट के किनारे के साथ - साथ, 
वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 25 से टी पी टी 30 के साथ- साथ, 
वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 30 से टी पी टी 32 तक होते हुए उप्पारोदई पश्च जल के तटों के साथ - साथ , 
वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 32 और टी पी टी 35 तक होते हुए उप्पारोदई पश्च जल के उत्तरी किनारे के साथ - साथ , 
वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 35 और 37 को जोड़ने वाली रेखा के साथ - साथ, 
वहां से सीमा स्तंभ टी पी टी 37 और विस्तारित पत्तन की उत्तरी सीमा जो सामान्य पूर्ण ज्वार भाटे के प्यार चिह्न के 45.72 मीटर स्थित 
है , के बीच का समुद्री तट । 
वहां से विस्तारित पत्तन परिसर के पूर्वी किनारे के साथ - साथ उक्त परिसर के उत्तरी छोर तक , 
वहां से तूतीकोरिन के उप समाहर्सा के बंगले को छोड़कर विस्तारित पत्तन की उत्तरी सीमा और अरासादी के उत्तर में गडे सीमा स्तंभ तक 
जो सामान्य पूर्ण ज्वार - भाटे के ज्वार चिहन के 45.72 मीटर के भीतर स्थित है । 


( त ) 


( थ ) 
( द ) 


[ फा . सं . पी आर - 23011/ 1 / 96 - पी जी ] 

के . वी. राव , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 


(Ports Wing) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 6th February, 1997 
G .S .R . 60 (E ) . - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Indian Ports Act, 1908 read with clause (g ) of 
Section 2 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963 ) and in supersession of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing ) GSR No. 843 dated 19 -7 - 1984 published in the Gazette of India, Part II , 
Section 3, Sub- Section (i) the Central Government hereby declares that the limits of the Port of Tuticorin for the purpose of Act 
shall be as under : 
On the North : 

A line drawn due east in latitude 08° 50 00" N to a position in latitude 08° 50 00 N and longitude 78° 22 00 " . 
On the East : 

A line joining a position in the latitude 08° 50 00 " and longitude 78° 22 00 " to a position in the latitude 08° 37 00 " N 
and longitude 78° 22 00 " E . 
On the South : 

( a ) A line due West from a position 8° 36 00 " N and 78° 22 00 " E to a position 8° 36 00 " N and 78° 15 00 " ( EF). 
( b ) Thence a line due North to a position 8° 39 30 " N and 78° 15 00 " E (FG ). 

( c) Thence a line due West to where it meets the point 45. 72m from the High Water Level on the Shore ( GH) . 
On the West : 
( a ) thence along a line 45 .72m on the shore from High Water mark upto the southern acquisition boundary pillar 

THIP I of Tuticorin Harbour Estate . 
thence along the southern acquisition boundary between boundary pillars THP 1 to THP 6 . 
thence along the westem acquisition boundary pillars TPT 6 to THP 21 ; 
Due North along the boundary pillars THP 21 to TPT 1 ; 
thence along the boundary pillars TPT I to TPT 2; 
thence along the boundary pillars TPT 2 to TPT 3 ; 
thence along the boundary pillars TPT 3 to TPT 4; 
thence along the boundary pillars TPT 4 to TPT 8 ; 
thence along the boundary pillars TPT 8 to TPT 9 ; 
thence along the edge of the southern bank of the Upparodai Backwaters through the boundary pillars TPT 9 to 
TPT 10; 
thence along the eastern edge of the Upparodai Backwaters through the boundary pillars TPT 10 to TPT 12 ; 

thence along the castern edge of the Upparodai backwaters through the boundary pillars TPT 12 to TPT 13 ; 
( m ) thence along the edge of the western bank of the Upparodai Backwaters through the boundary pillars TPT 13 to 

TPT 19; 


( b ) 
( c ) 


- 


( e ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC. 3 (1)] 


( n ) 


(0 ) 


(p ) 


thence along the edge of the northern bank of the Upparodai Backwaters through boundary pillars TPT 19 to 
TPT 25 ; 
thence along the boundary pillars TPT 25 to TPT 30 ; 
thence along the banks of the Upparodai Backwaters through the pillars TPT 30 to 1PT 32 ; 
thence along the northern edge of the Upparodai Bankwatetrs thorugh the pillars TPT 32 10 TPT 35 ; 
thence along the line joining tho boundary pillars TPT 35 to TPT 37; 
thence so much of the sea shore between the boundary pillars TPT 37 and the northern limit of the said Port as 
lies within 45 .72 metres of the high water marks ordinary spring tides ; 


The areas covered by the precise extent of the aforementioned limits of the Port of Tuticorin declared by this notifica 
tion shall be divided into Zone “ A ” and Zone “ B ” as under : 

(1) Zone " A " shall comprise all the area other than the aroa in Zone " B " . 
( ii ) Zone “ B ” shall comprise the area falling within the following limits , namely : 


On the North : 

A line drawn east from the boundary pillar erected to the north of Arasadi along the parallel of latitudc 08° 50 00 " 
North to a position in latitude 08° 50 00 " North and longitude 78° 17 00" East. 


On the East: 

A line drawn from a position in latitude 08° 50 00 " North and longitude 78° 17 00 " East to a position in latitudo 
08° 45 00" North and longitude 78° 16 00". 


( a ) 


(b ) 


On the South : 

along the northern edge of the railway siding to Harbour between boundary pillars THP 21 10 THP 24 ; 
thence along the westera edge of the western flood bank of the Koraipallam Surplus Course between the 
boundary pillars THP 24 to THP 25 ; 

thence along the boundary pillars THIP 25 to THP 27; 
(d ) thence along the high watermarks upto the outer edge of the North Breakwater; 

thence along the outer edge of the same Breakwater to a line drawn on the parallel of latitude 08° 45 00 " North 
to a position whence the longitude 78° 16 00 " East intercepts . 


(c ) 


On the East : 


(c ) 


(d ) 


(e) 


sêSOETZESS 


due North along the boundary pillars THP 21 to TPT 1 ; 
thence along the boundary pillars THP 1 to TPT2 ; 
thence along the boundary pillars TPT 2 to TPT 3; 
thence along the boundary pillars TPT 3 to TPT 4 ; 
thence along the boundary pillars TPT 4 to TPT 8 ; 
thence along the boundary pillars TPT 8 to TPT 9 ; 
thence along the edge of the southern bank of the Upparodai Backwaters through the boundary pillars TPT 9 to 
TPT 10 ; 
thence along the eastern edge of the Upparodai Backwaters through the boundary pillars TPT 10 to TPT 12 ; 
thence along the eastern edge of the Upparodai Backwaters through the boundary pillars TPT 12 to TPT 13 ; 
thence along the edge of the western bank of Upparodai Backwaters through the boundary pillars TPT 13 to 19 ; 
thence along the edge of the northern bank of theUpparodai Backwaters through the boundary pillars TPT 19 to 25 ; 
thence along the boundary pillars TPT 25 to TPT 30 ; 
thence along the banks of the Upparodai Backwaters through the boundary pillars TPT 30 to TPT 32 ; 
thence along the northern edge of the Upparodai backwaters through the boundary pillars, TPT 32 and TPT 35 ; 
thence along the line joining the boundary pillars TPT 35 and 37 ; 
thence so much of sea shore between the boundary pillar TPT 37 and the northern boundary of the Extension 
Port as lies within 45 . 72 metres of high water marks ordinary spring tides; 
thence along the eastern edge of thc Extension Port Premises upto the porthern end of tho said Premises; 
thence so much of the sea shore between northern boundary of the Extension Port and the boundary pillar 
erected to the North of Arasadi as lies within 45.72 metres of high -wator-marks ordinary spring tides , exclud 
ing the Tuticorin Sub - Collector s Bungalow . 

[File No . PR -23011/1/96 -PG ] 

K . V . RAO , Jt. Secy. 
Printod by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi- 110054 — 1996 


